शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग /09 / 2013-2015. ” 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30-05-2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


. 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 30 ] 


रायपुर, बुधवार , दिनांक 15 जनवरी 2020 - पौष 25, शक 1941 


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 4-8 / सात -1 / 2017 . - छत्तीसगढ़ ( अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम , 
2005 (क्र . 7 सन् 2005 ) की धारा 9 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य 
सरकार, एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ ( अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण ) उपकर नियम , 2005 में निम्नलिखित और 
संशोधन करती है, अर्थात्: 

संशोधन 
उक्त नियमों में ; 

नियम 10 - क के उप - नियम (1 ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्: 
“(1 क ) छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर कोष के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की 

स्वीकृति के लिए प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु एक अनुश्रवण समिति 
गठित की जाएगी । अनुश्रवण समिति , प्रस्तावों का परीक्षण करने के पश्चात् , स्वीकृति हेतु 
प्रस्ताव को शासी निकाय को प्रेषित करेगी । अनुश्रवण समिति में निम्नलिखित सम्मिलित 


होंगे : 


59 


60 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2020 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य सचिव 


3 . 


सदस्य 


4 . 


सदस्य 


मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन. 
भारसाधक सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग. 
भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग . 
भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, 
भारसाधक सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , लोक निर्माण विभाग, 
भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग . 
भारसाधक सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , वाणिज्य एवं उद्योग विभाग. 
भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , खनिज साधन विभाग, 


5 . 


सदस्य 


सदस्य 


6 . 


7 . 


सदस्य 


8 . 


सदस्य 


9 . 


सदस्य 


10 . 


सदस्य 


11. 


भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग . 
भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग . 
भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग. 
भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, 
भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग . 


सदस्य 


12. 


सदस्य 


सदस्य 


13. 


अनुश्रवण समिति द्वारा, जब भी आवश्यक हो, बैठक आयोजित की जाएगी । " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. आर. ठाकुर, उप - सचिव , 


SORTIE 1914 , fenih 15 gert 2020 


60 ( 1 ) 


Atal Nagar, the 15th January 2020 


NOTIFICATION 


No. F 4-8/ Seven - 1/2017 - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 9 
of the Chhattisgarh (Adhosanrachana Vikas avam Paryavarn ) Upkar Adhiniyam , 2005 
(No. 7 of 2005 ), the State Government, hereby, makes the following further amendment 
in the Chhattisgarh (Adhosanrachana Vikas avam Paryavarn ) Upkar Niyam , 2005 , 
namely : 


2 . 


AMENDMENT 
In the said rules , 

After sub - rule ( 1) of rule 10 - A , the following shall be inserted , namely : 
" ( 1A ) There Shall be constituted a Monitoring Committee for scrutiny of the proposals 
of various works under Chhattisgarh Infrastructure 

under Chhattisgarh Infrastructure Development and 
Environment Fund. The Monitoring Committee , after scrutiny of proposals , will 
send proposal to the Governing Body for sanction . The Monitoring Committee 

shall consist of : 
1 . Chief Secretary , Government of Chhattisgarh . 

Chairman 
In - charge - Secretary , Government of Chhattisgarh , Revenue and Disaster Member 
Management Department. 

Secretary 
3 . In - charge - Secretary , Government of Chhattisgarh , Finance Department . Member 
4 . In - charge- Secretary , Government of Chhattisgarh , Panchayat and Rural 

Development Departmen 
5 . In - charge - Secretary , Government of Chhattisgarh , Public Works Member 

Department . 
6 . In -charge - Secretary , Government of Chhattisgarh , Public Health | Member 

Engineering Department. 
7 . In - charge - Secretary , Government of Chhattisgarh , Commerce and Industry Member 

Department. 
8 . In -charge - Secretary , Government of Chhattisgarh , Mineral Resources Member 

Department. 
In - charge - Secretary , Government of Chhattisgarh , Housing and Member 

Environment Department . 
10 . In - charge -Secretary , Government of Chhattisgarh , Sports & Youth Welfare Member 

Department. 
11 . In -charge - Secretary , Government of Chhattisgarh , Forest Department . Member 
12 . In - charge - Secretary , Government of Chhattisgarh , Urban Administration & 

Development Department . 
13 . In - charge - Secretary , Government of 

of Chhattisgarh , Water Resources Member 
Department. 
The Meeting shall be held by the Monitoring Committee as and when required .” 


9 . 


By order and in the name of theGovernor of Chhattisgarh , 

M. R. THAKUR , Deputy Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020. 


